निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 भाद्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 738) पटना, शुक्रवार , 9 सितम्बर 2016 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

16 जून 2016 
सं० 14 / एम7 - 36 / 2010 - 754 / उ०शि० - ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन 
संस्थान , पटना (संशोधन ) नियमावली, 2015 की कंडिका 8 ( क ) के आलोक में कार्यहित में डॉ० आशा सिंह, प्राचार्या, 
मगध महिला कॉलेज , पटना को संस्थान के कार्यकारी निदेशक का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक दिया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

सुनिल कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 738 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih. nic .in 


